निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 कार्तिक 1933 ( श० ) 
( सं0 पटना 655 ) पटना, वृहस्पतिवार , 17 नवम्बर 2011 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

11 अगस्त 2011 
सं0 22 / नि०सि०( पट० ) - 3 - 16 / 2010 / 1018 — श्री ब्रहमदेव दूबे, ( आई0 डी0 - 3327 ) तत्कालीन सहायक 
अभियन्ता, पटना नगर निगम , पटना सम्प्रति सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग , पटना निगरानी थाना कांड 
सं0 - 54 / 2010, दिनांक 21 जुलाई 2010 के प्राथमिकी अभियुक्त हैं एवं उक्त निगरानी थाना कांड सं0 सम्प्रति 
अनुसंधानान्तर्गत है एवं उक्त कांड में श्री दूबे के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है । 

2. मामले की गंभीरता इसमें निहित नैतिक भ्रष्टता एवं उनके कर्तव्य निर्वहन में संभावित असहजता को 
देखते हुए तथा इनके विरुद्ध दायर प्राथमिकी के अनुसंधानान्तर्गत होने के फलस्वरूप श्री ब्रहमदेव दूबे, सहायक 
अभियन्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम - 9 (1 ) ( ग ) के 
अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में श्री ब्रहमदेव दूबे का मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, अनिसाबाद , पटना 
निर्धारित किया जाता है । 
4. निलंबन अवधि में श्री दूबे को अनुमान्य जीवन यापन भत्ता देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 655 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


